निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 2 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 21 ) 


जल संसाधन विभाग 


- 


अधिसूचना 

17 दिसम्बर 2013 
सं 0 22 / नि 0 सि 0( या 0) -04-04 / 2011 / 1537— श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सम्प्रति 
सेवानिवृत ), जल पथ अंचल, बिहार शरीफ के विरूद्व कर्तव्य में लापरवाही उदासीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की 
अवहेलना एवं बिना सूचना के लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शर्मा को 
निलंबित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प 
ज्ञापांक 09 दिनांक 5.1.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गई । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवदन में श्री शर्मा के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित 
पाया गया । जाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया । प्रमाणित 
आरोपों के लिए क्यों नहीं वृहद् दण्ड दिया जाय, इस विन्दु पर श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । द्वितीय 
कारण पृच्छा का जबाव प्राप्त हुआ जिसकी समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शर्मा को निलंबन मुक्त करते हुए 
विभागीय अधिसूचना सं0-104 दिनांक 30.01.12 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याशा में निम्न दण्ड 
संसूचित किया गया: 

1. सहायक अभियन्ता ( या ०) के पद से कनीय अभियन्ता ( यॉ ० ) के पद पर स्थायी रूप से पदावनति । 

2. अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में टूट माना जायेगा तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता 
के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी । परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी । 

चूंकि श्री शर्मा 31.01.12 को सेवानिवृत होने वाले थे, फलतः बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याशा 
में दण्डादेश निर्गत किया गया । तत्पश्चात दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से धटनोत्तर सहमति प्राप्त करने 
हेतु विभागीय पत्रांक 210 दिनांक 24.2.12 द्वारा भेजा गया । इस संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 3243 दिनांक 28.3.12 से 
प्रस्ताव वापस लौटाते हुए कहा गया कि प्रस्तावित दण्ड पर सक्षम प्राधिकार के रूप में मुख्य सचिव के माध्यम से 
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है । आयोग से प्राप्त पत्र के आलोक में मामले की समीक्षा 
की गई तदुपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श की " प्रशासी विभाग द्वारा पारित दण्डादेश को तार्किक 
आदेश से विचाराधीन विभागीय कार्यवाही को दण्डादेश के पूर्व ही स्थिति में लाने के पश्चात विभागीय कार्यवाही को 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी 0 के तहत सम्परिवर्तित किया जाना उचित होगा | 

तदालोक में आदेश 09 दिनांक 17.01.13 सह पठित ज्ञापांक 79 दिनांक 17.01.13 द्वारा पूर्व निर्गत दण्डादेश से 
संबंधित अधिसूचना सं0-104 दिनांक 30.1.12 को वापस लेते हुए श्री शर्मा के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2014 
दण्डादेश निर्गत के पूर्व की स्थिति में लाया गया एवं उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम 43 बी 0 में सम्परिवर्तित किया गया । 

उक्त के आलोक में श्री शर्मा से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी 0 के तहत द्वितीय कारण पृच्छा 
पत्रांक 225 दिनांक 11.2.13 द्वारा की गई । श्री शर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में किसी प्रकार का नया 
तथ्य / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । 

अतएव श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की सरकार स्तर पर की गई समीक्षा में निम्नांकित दण्ड 
दिये जाने का निर्णय लिया गया: 

(1) अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में पेंशन गणना के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जायेगा एवं तत्पश्चात 
देय पेंशन पर 05 (पाँच) प्रतिशत पर पांच वर्षों तक रोक । 

( 2) निलंबन अवधि में उपस्थिति अवधि को कार्य पर बिताई गई अवधि मानते हुए इसका विनियमन किया 
जायेगा एवं विनियमित अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी । 

उक्त दण्ड प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त 


है 


उक्त निर्णय के आलोक में श्री शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता ( या ०) सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड 
दिया जाता है: 

1. अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में पेंशन गणना के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जायेगा एवं तत्पश्चात 
देय पेंशन पर 05 (पाच) प्रतिशत पर पांच वर्षों तक रोक । 

2. निलंबन अवधि में उपस्थिति अवधि को कार्य पर बिताई गई अवधि मानते हुए इसका विनियमन किया 
जायेगा एवं विनियमित अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी । 
उक्त दण्ड श्री शर्मा को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


